निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार 

गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


12 पौष 1934 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 2 जनवरी 2013 


( सं ० पटना 25 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 
2 नवम्बर 2012 


सं 0 22 / नि 0सि 0(वीर ) -07-107 / 98 / 1254— श्री विष्णुदेव सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, रूपांकण 
प्रमण्डल , वीरपुर के विरूद्व उनके पदस्थापन अवधि में वित्त अंकेक्षण से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार रूपांकण प्रमण्डल , 
वीरपुर के कार्यालय का वर्ष 9/88 से 11/97 तक किए गए अंकेक्षण में कुल 64.99 लाख रूपये छलपूर्ण निकासी का 
मामला प्रकाश में आया । इस अवैध निकासी राशि में कुल 17,17,786.25 रूपये ( सतरह लाख सतरह हजार सात सौ 
छियासी रूपये पच्चीस पैसे) की निकासी श्री सिंह के कार्यकाल से संबंधित होने के साथ छलपूर्ण निकासी में रोकड़पाल 
के साथ उनकी सहभागिता एवं बिहार फाइनेन्सियल रूल भाल्यूम -01 के नियम 471/01 एवं बिहार ट्रेजरी कोड के 
नियम 305 / ए का अनुपालन नहीं किए जाने संबंधी प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 
1113 दिनांक 14.9.2000 से सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1956 के नियम -55 में विहित रीति 
से विभागीय कार्यवाही चलायी गयी । संचालन पदाधिकारी का पत्र सं0 2622 दिनांक 31.5.2000 द्वारा जाच प्रतिवेदन 
प्राप्त हुआ । जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । समीक्षोपरान्त आरोप के लिए श्री सिंह से 
विभागीय पत्रांक 690 दिनांक 15.6.11 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी 0 के तहत द्वितीय कारण पृच्छा की 
गयी । श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण के जबाव की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा 
उन्हें निम्न दण्ड दिए जाने का निर्णय लिया गया : 

(1) "पाँच वर्षों के लिए 15 ( पन्द्रह ) प्रतिशत पेंशन से कटौती का दण्ड | 


- 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 2 जनवरी 2013 
उक्त दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 811 दिनांक 23.7.12 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति मांगी 
गयी । बिहार लोक सेवा आयोग के पत्र सं0 1514 दिनांक 26.9.12 द्वारा दण्ड के उपर्युक्त प्रस्ताव में अपनी सहमति 
प्रदान की गयी । 

तदनुसार श्री विष्णुदेव सिंह सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है: 
(1 ) " पाच वर्षों के लिए 15 (पन्द्रह) प्रतिशत पेंशन से कटौती का दण्ड " | 
उक्त आदेश / निर्णय श्री सिंह, सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

श्याम कुमार सिंह , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 25-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


